रजिस्ट्री सं० डीएल० -33004/ 97 


REGD . NO . D.L.-33004/ 97 


स्यमेव जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 -- Sub-section( il ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 169 ] 
No. 1691 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 17 , 1997 / फाल्गुन 26, 1918 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17 , 1997/PHALGUNA 26 , 1918 


%3D 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 206 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को अनुमोदित करती 
है और नीचे दी गई सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों को उनकी अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट करती है और उक्त 
सारणी के कालम ( 4 ) में अधिकतम लागत को भी विनिर्दिष्ट करती है जो कि धारा 35 क ग के तहत कटौती के लिए अनुज्ञात हो । 


सारणी 


क्र . कम्पनी का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और 
उसकी अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के 
तहत कटौती के रूप 
में अनुज्ञात की जाने 
वाली अधिकतम 
राशि 


2 लाख रु . 


काक्कड़, कन्नूर , केरल में कटाई, 
सिलाई, पैकिंग, बाटिक , छपाई 
रंगाई और बुनाई में प्रशिक्षण 


1. सी. एम. आर. हैंडलूम 

टैक्सटाइल्स एण्ड 
प्रोसेसिंग ट्रेनिंग 
इन्स्टीट्यूट काक्कड़ 
जिला -कनूर 

केरल - 670005 
675 G1 / 97 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - -Sec . 3 ( ii )] 


1 


2 . 


3 


2. संजीवनी फाऊंडेशन गांव- वाडनेर - धुमाला नासिक 

383. 00 लाख रु . 
मल्होत्रा हाऊस 

महाराष्ट्र में नेचर क्योर सेंटर 
द्वितीय तर 

के लिए भूमि विकास, भवन निर्माण 
मुम्बई- 400001 

उपस्कर, साज - सज्जा और प्राथमिक 

व्यय । 
3 . यंग वुमैन क्रिश्चियन कोट्टयम केरल में थानाल ( शैल्टर ) 

9 . 51 लाख रु . 
एसोसियेशन ( वाई. 

परियोजना के छात्रावास भवन के 
डब्ल्यू . सी . ए. ) 

विस्तार का निर्माण 
एम . सी . रोड 
कोट्टयम् 

केरल - 686001 
4 . अपंग मानव मंडल अहमदाबाद, गुजरात में विकलांगों 

45.00 लाख रु. 
डा . विक्रम सारा पर शोध, विद्यालय, 

15. 00 लाख रु. 
भाई मार्ग, छात्रालय, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 

के कार्पस निधि 
अहमदाबाद, गुजरात चिकित्सा सेवाओं को अतिरिक्त 

के साथ । 
- 380015 

सुविधाओं के साथ चलाना । 
5. संस्कारधाम, गुजरात, जिला अहमदाबाद , 

188. 00 लाख रु. 
डाकघर - गोधावी, 

तालुक - सानंद के ग्राम -गोधावी 
सानंद, जिला 

में इंडोर स्टेडियम का निर्माण । 
अहमदाबाद , 

गुजरात - 382115 
6 . महारोगी सेवा समिति, महाराष्ट्र के नागपुर, चन्द्रपुर 

508. 00 लाख रु. 
डाकघर - आनंदवाल 

एवं गडचीरोली में महारोगी 
तालुक वरोरा, जिला 

सेवा समिति के कल्याण कार्यों 
चन्द्रपुर, महाराष्ट्र । 

हेतु खर्चेपूरा करना । 
7. रामकृष्ण मिशन , डाकघर - बेलूरमठ 

बिहार, रांची, मोराबादी में रामकृष्ण मिशन आश्रम का ग्रामीण 130 .05 लाख रु. 
जिला- हावड़ा, प. बं. - 711202 

विकास कार्य क्रम एवं कृषि एवं संबंधित विषयों में प्रशिक्षण । 
8. फ्रेंडशिप फाऊंडेशन ट्रस्ट, गिरीराज 

भरतपुर, राजस्थान में नेत्र अस्पताल/शिविरों को चलाना 26. 28 लाख रु. 
8 एंडी हील सेटेलाइट रोड , जोधपुर टेकरा, 

उपकरण एवं वाहन 
अहमदाबाद, गुजरात - 380015 
9. सिंघवी चैरिटेबल ट्रस्ट 11, पुन्नप्पा लेन, ट्रिपलीकेन , तमिलनाडू के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर 147.00 लाख रु. 
चेन्नई, तमिलनाडू - 600005 

चलाना । 
10. महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम सेवा समिति, आगरा रोड, राजस्थान, जयपुर, आगरा रोड में महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम कार्पस निधि के रूप 
गर्वमेंट कुष्ठ रोग अस्पताल के सामने जयपुर, राजस्थान । का घलाना । 

में 20 .00 लाख रु. 
11. सनातन ऋषिकुल आश्रम सेवा ट्रस्ट ग्राम - बोक्समा , उड़ीसा, जिला संबलपुर के ग्राम - बोक्समा में विद्यालय 10 . 00 लाख रु. 
डाकघर - भोजपुर उपमंडल कुचिंडा, 

छात्रावास हेतु भवन का निर्माण उपकरण एवं साज - सज्जा । 
संबलपुर - उड़ीसा- 768223 
12. पी. एच. डी . रूरल डेवलपमेंट फाऊंडेशन हिमाचल प्रदेश कुफरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 

32. 40 लाख रु . 
पी. एच. डी. हाऊस, एशियन गेम्स विलेज के सामने, का निर्माण , साज - सज्जा एवं उपकरण । 

नई दिल्ली - 110016 
13. धानियाखाली डीप्रेस्ड क्लासेज लीग, ग्राम एवं डाकघर पश्चिम बंगाल, जिला हुगली के सिगुर खंड में कम लागत के 10.12 लाख रु. 
कमारकुण्डु, सिंगुर, जिला हुगली, 

आवासों एवं शौचालयों का निर्माण । 
पश्चिम बंगाल -712407 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


14. अर्पण ट्रस्ट ( एडोप्शन ऑफ रूरल परसेप्शन एण्ड गुजरात,जिला साबरकांठा में ( क ) स्वास्थ्य कार्यक्रम 

8. 00 लाख रु . 
एससमेंट आफ देयर नीडस ), द्वारा/ अपूर्वा ए. दवे ( स्वास्थय आगरूकरता, जांच शिविरों तथा प्राथमिक उपचार 
आशुतोष गायत्री मंदिर रोड, हिम्मत नगर, गुजरात - 1 उपकरणों का वितरण ) , 

( ख ) मछली पालन विकास कार्यक्रम ( अन्तर्देशीय मत्स्य 
विकास एवं मत्स्य बीजों का वितरण ), 
( ग ) पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम ( पौधों का वितरण , 

जागरूकता कार्यक्रमों, नर्सरी तथा आयुर्वेद उधानों का विकास) , 
15. विट्ठल भाई फाऊंडेशन , पुरुषोत्तम पार्क डेहगाम , गुजरात, अहमदाबाद, डेहगाम में आशीर्वाद नेत्र तथा सामान्य 71.59 लाख रु. 
अहमदाबाद , गुजरात - 382305 

अस्पताल का चलाना तथा उपकरण । 
16. मधुकांत फाऊंडेशन , 5 /1, डायमंड स्कवायर , गुजरात, जिला अहमदाबाद, देहगाम साद्रा में अस्पताल , प्राथमिक 41. 19 लाख रु. तथा 

( नवजीवन प्रेस के सामने नवरंगपुर, अहमदाबाद , विद्यालय , बालमंदिर तथा शवदाहगृह का निर्माण, उपकरण 16. 00 लाख रु . का 
गुजरात - 380014 ) फर्नीचर तथा उनका चलाना । 

कार्पस निधि । 
17. स्टेथोस्कोप फाऊंडेशन, द्वारा वरुदकार अस्पताल , महाराष्ट्र के पुणेसतारा सांगली एवं कोल्हापुर जिलों में 14.50 लाख रु . 

11, गुजरात कालोनी , कोठस्ड, पुणे, महारष्ट्र - 411029 कानक्योर अस्थमा अभियान शिविरों का चलाया जाना । 
18. संजीवन विद्यालय ट्रस्ट, पंचगनी, जिला - सतारा , महाराष्ट्र, जिला- सतारा , पंचगनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 117.00 लाख रु. 
महाराष्ट्र । 

हेतु आंतरिक संरचना, उपकरणे एवं सामग्रियों तथा खर्चे को 

पूरा किया जाना । 
19. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल , सरदार मुदलियार महाराष्ट्र, जिला- पुणे, तालुक - शीरपुर , वाडु - बडरुक में 197 .00 लाख रु . 
रोड, रास्ता पेठ , पुणे, महाराष्ट्र - 411011 

शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल/ कर्मचारी आवासों/ 
शयनागार / धर्मशाला का निर्माण , उपकरणों, साज - सज्जा करना तथा 

उनका चलाया जाना । 
20. केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी एच- 1/ 13, सालुंके 827 भवानी पेठ, महाराष्ट्र पुणे में दर्द राहत केन्द्र ( सत्सेवा) का 15.50 लाख रु. तथा 
विहार, पुणे , महाराष्ट्र - 411048 उपकरण, चलाया गया । 

600.00 लाख रु. के 

कार्पस फंड सहित । 
21. श्रीमती चन्द्रकलादेवी सोमाबी चैरिटी ट्रस्ट, एम्पायर ( क ) राजस्थान, जिला- नामौर , ग्राम - मौलासार में बालकिाओं के 549.00 लाख रु . 

हाऊस, तीसरा तल, 214, डा . डी. एन . रोड, फोर्ट , मुम्बई , कला, वाणिज्य महाविद्यालय तथा महिला छात्रावास का 
महाराष्ट्र - 400001 

निर्माण, उपकरण तथा चलाया जाना । 
( ख ) राजस्थान, जि , नागौर कुचामान पोलिटेक्नीक संस्थान का 
निर्माण, उपकरण तथा चलाया जाना । 
( ग ) महाराष्ट्र, मुम्बई, कोलाबा, कफे पेरेड में प्राथमिक विद्यालय 

का निर्माण । 
22. जन - कल्याण ट्रस्ट , 19 - बी, पारुलनगर सोसायटी, गुजरात, ग्राम - शैलावी में एन . आर. पटेल नेत्र अस्पताल तथा 32 .00 लाख रु. तथा 

भयंगदेवचार रास्ता, पाटलोडिया , अहमदाबाद , के . जी. पटेल सर्जीकल अस्पताल का चलाया जाना जल आपूर्ति 30. 00 लाख रुपये 
गुजरात - 380061 

हेतु नल - कूपों का निर्माण , उपकरणों, एम्बुलेंस वैन । को कार्पस निधि । 
23. हिन्दु मिशन अस्पताल 36, जी . एस. टी . रोड , तमिलनाडु , ताम्ब्रम के आस- पास के ग्रामीण गांवों में एक 30 .00 लाख रु. 
ताम्ब्रम पश्चिम चेन्नई - 600045 तमिलनाडु । ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम - हिन्दु मिशन अस्पताल का ग्रामीण 

चल क्लीनिक । 


2. यह अधिसूचना क्रम सं . 13 एवं 14 में उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत कर निर्धारण वर्ष 1998 - 99 के संबंध में एक वर्ष की 
अवधि तक तथा क्रम संख्यांक 1, 11, एवं 13 में उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत निर्धारण वर्ष 1997 -98, 1998 -99 के संबंध में दो वर्ष की 
अवधि तक तथा क्रम संख्यांक 2, 3, 4, 5, 6, 7,. 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 , 18, 19, 20, 21 , तथा 22 में उल्लिखित परियोजनाओं एवं स्कीमों की बाबत 
कर निर्धारण वर्ष 1997 -98, 1998 -99 तथा 1999 - 2000 के संबंध में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत् रहेगी । 

[ सं. 10292/ फा . सं. एन. सी .- 16/97 ] 

वी . के . सहगल , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 1997 
S . O . 206 ( E ).-- In exercise of thepowers conferred by clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee , hereby approve the 
institutions specified in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost 
thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies in the column (4 ) of the said Table , the maximum 
amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 

TABLE 


Serial Name of the Institution 

Project or Scheme and estimated 

Maximum amount 
number 

cost thereof 

of cost to be allowed 
as deduction under 

section 35AC 
( 1) 

( 3 ) 
1. C .M .R . Handloom Textiles and Processing Training in cutting, trailoring , packing , batik Rs. 2 .00 lakhs. 

Training Institute , Kakkad , District Kannur, printing dyeing and weaving at Kakkad , Kannur, 
KERALA -670005 . 

Kerala. 
2 . Sanjivani Foundation , Malhotra House , Land development, construction of building Rs. 383 .00 lakhs. 
2nd Floor, MUMBAI-400001, 

equipments , furnishing and preliminary expenses 
of Nature Cure Centre at Village Wadner 

Dhumala , Nasik , Maharashtra. 
3. Young Women s Christian Association Construction ofExtension of Hostel Building of Rs . 9 .51 lakhs. 
( Y . W .C . A .), M .C . Road , Kottayam , 

" Thanal ( Shelter) Project at Kottayam , Kerala . 
KERALA -686001. 
4 . Apang Manav Mandal, Dr. Vikram Sarabhai Research on handicapped , running of school, Rs. 45 .00 lakhs plus 
Marg , Ahmedabad , GUJARAT - 380015. Chhatralaya, training centres and medical servicos a corpus fund of 

with additional facilities at Ahmedabad , Gujarat Rs. 15 .00 lakhs. 
5 . Sanskar Dham , P . O . Godhavi, Sanand , Construction of Indoor Stadium at Village Rs. 188. 00 lakhs. 
Distt . Ahmedabad , GUJARAT - 382115 . Godhavi Taluk Sanand, District Ahmedabad , 

Gujarat. 
6 . Maharogi Sewa Samiti, P. O . Anandwal, Running expenses for welfare activities of Rs. 508 . 00 lakhs . 
Tal. Warora, Distt . Chandrapur, 

Maharogi Sewa Samiti at Nagpur , Chandrapur , 
Maharashtra . 

and Godchiroli in Maharashtra . 
7 . Ramakrishna Mission , P .O . Belur Math , Training in Agriculture and allied subjects and Rs. 130 .05 lakhs. 
District Howrah , West Bengal-711202. Rural Development programme of Ramaksirhna 

Mission Ashram atMorabadi, Ranchi, Bihar . 
8 . Friendship foundation Trust, Giriraj, 

Equipments and vehicle , running of Eye Hospital/ Rs. 26 .28 lakhs. 
8 , AndiHill , Satellite Road , Jodhpur Tekra, camps at Bharatpur, Rajasthan . 

Ahmedabad , GUJARAT- 380015 . 
9 . Singhvi Charitable Trust , 11, Ponnappa Lane, Running of Health Camps at rural areas of all Rs. 147.00 lakhs . 

Triplicane, Chennai, TAMIL NADU -600005. Districts of Tamil Nadu . 
10 . MahatmaGandhiKushth Ashram Seva Samiti , Running ofMahatmaGandhiKushtha Ashram Rs. 20 . 00 lakhs, as 

Agra Road , Opposite to Government Kushth Sewa Samiti at Agra road , Jaipur, Rajasthan . corpus fund 

Rog Hospital, Jaipur, RAJASTHAN , 
U . Sanatan rishikul Ashram Sewa Trust, 

Construction , equipments and furnishing of Rs. 10 .00 lakhs. 
Village Boxma, P .O . Bhojpur, Sub -division building for a school hostel at village Boxma, 

Kuchinda , Sambalpur, Orissa -768223 . District Sambalpur, Orissa . 
12 . PHD Rural Development Foundation , Construction , furnishing and equipments of Rs. 32 .40 lakhs . 

PHD Houso , Opposite to Asian Games Primary health Centre at Kufri, Himachal Pradesh . 

Village , NEW DELHI- 110016 . 
13 . Dhaniakhali Dpressed Classes League , Construction of low -cost houses and latrines at Rs. 10 . 12 lakhs. 

Village & P .O . Kamarkundu, Singur, Singur Block , District Hooghly, West Bengal. 
Distt. Hooghly, West Bengal -712407 . 


[ STI 11 - 


15 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) 

( 3 ) 
14 . Arpan Trust (Adoption ofRural Perception (a ) Health programme (health awareness, Rs. 8 .00 lakhs. 

and Assessment of their needs), Clo Apurva diagnostic camps and distribution of primary 
A . Dave, Ashutosh , Gayatri Mandir Road , treatment kits ). 
Himmat Nagar, Gujarat. 

(b ) Acqua -culture Development Programme 

( Inland fisheries development and 

distribution of fish seeds ); 
(c) Environment Awareness Programme 

(Distribution of plants , awareness 
programmes , development of nursery and 
Ayurvedic Garden ); 

at Şabarkantha Distt, ofGujarat. 
15 . Vithalbhai Foundation , Purushotham Park , Equipments , running of Ashirwad Eye and GeneralRs. 71.59 lakhs. 

Dengam , Ahmedabad, Gujarat- 382305 . Hospital at Dehgam , Ahmedabad , Gujarat . 
16 . Madhukant Foundation , 5 / 1, Diamond Square, Construction of Hospital, primary school, Balman - Rs. 41. 19 lakhs plus. 

Opposite to Navjivan Press , Navrangpura, dir and funeral home and equipments, furniture and corpus of fund of 
Ahmedabd ,Gujarat-380014 . 

a running of hospital at Sadra , Dehgam , District Rs. 16 .00 lakhs 
Ahmedabad, gujarat. 

Ahmedabad, Gujrat. 


18 . Sa 


17. Sthcthoscope Foundation , Clo . Varudkar Running of conquer Asthma Campaign Camps at Rs. 14 50 lakhs. 

Hospital, 11, Gujarat Colony , Kothrud , Pune , Pune Satara, Sangli and Kolhapur Districts of 
Maharashtra,- 411029 . 

Maharashtra , 
Sanjeevan Vidyalaya Trust, Panchgani, Infra-structure , equipments, materials , running Rs. 117.00 lakhs 
Distt . Satara, Maharashtra , 

expenses for Vocational Training Centre at 

Panchgani, District Satara, Maharashtra. 
19 . King Edward Memorial Hospital, 

Construction , equipments , furnishing and running Rs. 197. 00 lakhs 
Sardar Mudliar Road , Rasta Peth , Pune , of Shirdi Sai Baba Rural Hospital/ staff quarters/ 
Maharashtra -411011. 

dormitory /dharamsala at Vadu -Badruk , 

Taluka Shirpur. District Pune, Maharashtra . 
20 . Care India Medical Society , H - 1/ 13 , Salunke Equipments , running of Pain Relief Centre Rs. 15 .50 lakhs. plus 
Vihar, Pune , Maharashtra -4110048 . 

(SATSEVA ) at 827 , Bhavani Peth , Pune, a corpus fund of 
Maharashtra 

Rs. 600 .00 lakhs . 
21 . Smt. Chandrakaladevi Somani Charity Trust, (a ) Equipments, construction and running of Rs. 549 .00 lakhs. 

Empire House , 3rd Floor, 214 , Dr. D . N . Road , Girls College for Arts, Commerce and 
Fort,Mumbai, Maharashtra -400001. 

women s Hostel at Village Maulasar, 

Distt. Nagaur, Rajasthan 
( b ) Equipments, construction and running of 

Polytechnic Institute at Kuchaman , 

District Nagaur, Rajasthan . 
(c ) Construction of Primary School at Cuffe 

Parade , Colaba, Mumbai, Maharashtra. 
22 . Jan Kalyan Trust, 19 - B , Parulnagar Society, Construction of tube-well for supply of water, Rs. 32 .00 lakhs. plus 
Bhuyangdevchar Rasta , Ghatlodia , 

equipments, ambulance van , running of N . R . a corpus fund of 
Ahmedabad , Gujarat- 380061. 

Patel Eye Hospital and K . G . Patel Surgical Rs. 30 .00 lakhs. 

Hospital at Village Shelavi, Gujarat. 
23 . Hindu Mission Hospital, 36 , G . S . T . Road , Rural Mobile Clinic of Hindu Mission Hospital - Rs . 30 . 00 lakhs . 
Tambaram Wost, Chennai, 

A Rural Outreach Programme at rural villages 
Tamil Nadu - 600045 . 

around Tambaram , Tamil Nadu . 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1998 - 99 in respect of 
projects or schemes mentioned at serial numbers 13 and 14 and two years in relation to assessment years 1997 -98 and 1998 - 99 
in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1 , 11 and 23 and for a period of three years in relation to 
assessment years 1997- 98 , 1998 -99 and 1999 - 2000 in respect of projects or schemes mentioned at serialnumbers 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8 , 9 , 10 , 12 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 and 22 . 

[No. 10292/ F . No. NC - 16 /97 ) 

V .K . SEHGAL , Dy. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii)] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 207( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के अन्तर्गत 
दिनांक 29 मार्च 1994 को का . आ . सं . 267 ( अ ) के द्वारा जारी अधिसूचना से क्रम संख्या 10 पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, ग्राम - अथलीगारी , डाकघर 
कॉटई, जिला -मिदनापुर, पश्चिम बंगाल - 721401 की पल्लि उन्नयन प्राकल्प नामक ग्रामीण विकास परियोजना, जिसमें ( क ) रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रदत्त 
भूमि पर प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण, ( ख ) निक्षेप नलकूपों द्वारा जल उपलब्ध कराना; तथा ( ग ) ग्राम रघु सरदार बाद, जलपाई से मुख्य सड़क 
तक 2000 फीट कच्ची संपर्क सड़क का निर्माण, शामिल है , को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994 -95 शुरू होने वाले तीन वर्षों की 
अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , जिसे 21 -3 - 96 के का . आ . सं. 234 ( अ ) द्वारा दो वर्षों के लिये बढ़ाया गया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने ममाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के 
नियम 11 ङ के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और एक वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना की अनुमानित लागत को 
दो लाख बीस हजार रुपये से तीन लाख पचास हजार रुपये बढ़ाने की सिफारिश की है ; 

अब, अतएव, केन्द्र सरकार , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम , ग्राम अधलिगारी, डाकघर - कोटई, जिला -मिदनापुर, पश्चिम बंगाल - 721401 द्वारा मात्र तीन लाख पचास 
हजार रुपये की अनुमानित लागत पर चलाई जा रही पल्लि उन्नयन प्राकल्प नामक ग्रामीण विकास परियोजना जिसमें ( क ) रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रदत्त भूमि 

| भवन का निर्माण ; ( ख ) निक्षेप नलकूपों द्वारा जल उपलब्ध करना; तथा ( ग ) ग्राम रघु सरदार बाद जलपाई से मुख्य सड़क तक 2000 
फीट कच्ची संपर्क पथ का निर्माण, शामिल है, की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरु होने वाले एक निर्धारण 
वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10293 / फा. मं. एन . सी. -15/97 ] 


NO 


बी . के . सहगल, उप. सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th March , 1997 


S. O . 207( E ). - Whereas by notification number SO. 267( E ) dated the 29th March, 1994 issued under clausc ( b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at 
serialnumber 10 , the Rural Development Projectnamed as Palli Unnayan Prakalpa comprising , a ) construction of a primary 
sehool building on land provided by the Ramakrishna Mission ; ( b ) providing drinking water through sinking tube wells ; and 
( c ) construction of 2000 ft. Kachha link roud from village Raghu Sardar Barh, Jalpai to main road, of Ramakrishna Mission 
Sevashram, Village Athligari, PO. Contai, District Midnapore, West Bengal - 721401 as an eligible project or scheme for a 
period of three years commencing fromthe assessinent year 1994- 95 and further extended for two years by S . O . 234( E ) 21st 
March , 1996 , 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a 
further recomendation under sub -rule 5 of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for 
a further period of one year and enhancing the estimated cost of the project from rupces two lakh twenty thousand to rupees 
three lakhs ſilty thousand; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the project or scheme of the Rural Development Projectnamed 
as Palli Unnayan Prakalpa comprising , ta ) construction of a primary school building on land provided by the Ramakrishna 
Mission ; ( b ) providing drinking water through sinking tubewells ; and ( c ) construction of 2000 ft. Kachha link road from village 
Raghu Sardar Barlı, Jalpai to main road , of Ramakrishna Mission Sevashrain , Village Athligari, P О . Contai, DistrictMidnapore , 
West Bengal - 721401 at the estimated cost of rupees three lakhs lifty thousands only as an eligible project or scheme for a 
further period of one assessment year i.e. assessment year 1999 - 2000 . 


[ No. 10293 / F No. NC -15/97 ] 

V .K . SEHGAL , Dy. Secy 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 
का . आ . 208 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तगर्त 
दिनांक 14 दिसम्बर , 1995 को का. आ . 973 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्र . सं. 15 पर कर्नाटक हेल्थ इंस्टीट्यूट, घाटप्रभा, जिला बेलगाम , 
कर्नाटक - 591310 के घाट प्रभा, बेलगाम कर्नाटक स्थित के. एच. आई नसों के होस्टल के विस्तार, निर्माण और साज - सज्जा तथा विद्यार्थियों के लिए सौर 
उष्मीकरण की व्यवस्था को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली 1962 
के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की 


अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए कर्नाटक हेल्थ इंस्टीट्यूट, घाटप्रभा, जिला- बेलगाम, कर्नाटक - 591310 के घाट प्रभा, बेलगाम, कर्नाटक स्थित के , एच. आई.में 
विद्यार्थियों के लिए सौर उष्मीकरण की व्यवस्था और नौं के होस्टल के विस्तार ,निर्माण और साज- सज्जा के कार्यक्रम को केवल बयालिस लाख अट्ठाईस 
हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 - 99 से शुरू होने वाले तीननिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10294/ फा . सं. एन. सी . 15 /97 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिष 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 17 March , 1997 
S . O . 208 ( E ). — Whereas by notification number S . O . 973 ( E ) dated the 14 December, 1995 issud under clause (h ) of 
L .xplanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central government had specified the scheme at 
Serialnumber 15 the Construction and furnishing and extension of Nurses Hostel and provision of Solar heating for students at 
KHI Ghataprabha, Belgaum , Karnataka ofKarnataka Health Institute , Ghataprabha, Distt. Belgaum , Karnataka-591310 as an 
eligible project or scheme for a period of two years commencing form the assessment year 1996 - 97 ; 

And Whereas the said project scheme is likely to extend beyond two years; 

And whereas the National Comınittee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

Now, Therefore, the Central Governemnt, in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereby specifics the project or scheme of the Construction & furnishing and 
extension of Nurses llostel and provision of solar heating for students at K . H .I. Ghataprabha, Distt . Belgaum , Karnataka of 
Karnataka Health Institute , Ghataprabha, Distt . Belgaum, Karnataka - 591310 at the estimated cost of rupees forty two lakhs 
Iwenly cight thousand only as an eligible project or scheme for a ſuither period of three assessment years , coinicncing from 
assessment year 1998 - 99 

INo. 10294/ F. No. NC - 1.5/ 97 } 

___ V . K . Sehgal, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मार्च 1997 
का . आ . 209 ( अ ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 17 अक्तूबर , 
1995 की अधिसूचना सं. 844 ( अ ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित करती है , अर्थात् : 

उक्त सूचना में एम. एम. आर. रिसर्च एण्ड आई केयर फांऊडेशन, बी - 15 स्वास्थ्य विहार, दिल्ली के संबंध में सारणी में क्रम संख्या 8 के प्रति 
परियोजना अथवा म्कीम और उसकी अनुमानित लागत के संबंध में कालम ( 3 ) में " मुखमाइलपुर गांव दिल्ली " शब्दों के स्थान पर " स्वास्थ्य विहार 
दिल्ली प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ सं . 10295/ फा . सं. एम सी - 15 /97 ] 

बी . के . सहगल, उपसचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )]] 


NOTIFICATION 

New Delhi the 17th March, 1997 
S . O . 209 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Explanation to Section 35AC of the Income-tax 
1961 (43 of 1961) , the CentralGovernment on the recomiendations of the National Committee , hereby amends the notification 
ofGovernment of India ,Ministry of Finance, (Department ofRevenue ) S . O . 844 ( E ) dated the 17th October, 1995 as follows, 
namely : 

Inthe said notification, inthetable against serial number 8 relating to MMR Research and Eye Care Foundation, B- 15 , 
Swasthya Vihar, Delhi, in column ( 3 ) relating to the project or scheme and estimated cost thereof, for words "Mukhmailpur 
Village, Delhi" , the words " Swasthya Vihar, Delhi" shall be substituted . 


[ No. 10295 / F. No . NC - 15 /97] 

V. K . SEHGAL , Dy. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 
का . आ . 210 ( अ ). - चूंकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की 
गई दिनांक 26 मई 1995 की अधिसूचना सा . आ . 471 ( अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एग्रीकल्चर डवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती पुणे के माले गांव, महाराष्ट्र स्थित 
शारदाबाई पावार महिला आर्टस , कामर्स और साईन्स कालेज के निर्माण एवं सुसज्जित करने की स्कीम को कर निधारण 1996 -97 से प्रारम्भ होने वाली दो 
वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या सकीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने सह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है और उसने आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अन्तगर्त उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्ष की आगे की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा एग्रीकलचर डवलपमेंट ट्रस्ट बारामती पुणे के मालेगांव महाराष्ट्र स्थित शारदाबाई पावार महिला आर्टस , कामर्स और साईन्स 
कालेज के निर्माण और सुसज्जित करने की योजना को केवल सत्तर लाख बीस हजार रु. की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
कर निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से आरम्भ होने वाली दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10296/ फा . सं. - रा. सं. 15/ 97 ] 

वी. के. सहगल, उपसचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi the 17th March , 1997 
S . O . 210 ( E ). - Whereas by notification number S . 0 . 471 ( E) dated the 26th May , 1995 issued under clause ( b ) of 
explanation to section 35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the central Government had specified the scheme of 
Agriculture development trust, Baramati, Pune, for the construction and furnishing of Shardabai Pawar Mahila Arts, com 
merce and Science College at Malegaon , Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of two years commencing 
from the assessment year 1996 - 97 ; 

And, wliereas, the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 

And , whereas, the National Committee being satisfied that the said poroject or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) hereby specifies the scheme of Agriculture Development trust, Baramati, Pune 
for the construction and furnishing of Shardabai Pawar Mahila Arts , Commerce and Science College atMalegaon , Maharashtra , 
at the estimated cost of rupees seventy lakhs twenty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two 
assessment years commencing from assessment year 1998 - 99 . 

[ No . 10296/ F. No. NC -15/97 ] 

V. K . SEHGAL , Dy. Secy . 


[ भाग 1] - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 211( अ ), - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत दिनांक 23 अगस्त, 1994 को का. आ . 611 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा सहयोग कुष्ठायज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर, तालु -हिमतनगर, जिला 
साबरकान्या, गुजरात - 383276 की राजेन्द्र नगर, जिला साबरकान्या, गुजरात में ग्रामीण स्वास्थ्य तथा कुष्ठरोग से पीड़ितों तथा उनके बच्चों का पुनर्वास और 
कुष्ठरोग उन्मूलन को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 


और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश 
की है ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए सहयोग कुष्ठायज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर, तालु -हिमतनगर, जिला साबरकान्या, गुजरात - 383276 की राजेन्द्र नगर जिला साबरकन्या, गुजरात में 
ग्रामीण स्वास्थ्य , कुष्ठरोग से पीड़ितों तथा उनके बच्चों के पुनर्वास और उन्मुलन को नब्बे लाख सत्तरहजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना 
या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं . 10297 / फा. सं. एन. सी . - 15/ 97 ] 

बी . के. सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th March , 1997 


S. O . 211 ( E ). - Whereas by Notification Number S . 0 .611 ( E ), dated the 23rd August 1994 issued under clause ( b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central government had specified the scheme of 
Sahyog Kushthayagna trust, rajendra Nagar, tal-Himatnagar, District Sabarkantha , Gujarat- 383276 for the leprosy Eradication , 
rehabilitation of leprosy afflicted and their children and rural health at Rajendra Nagar, District Sabarkantha , Gujarat, as an 
eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1995 - 96 ; 

And , whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And , whereas the National Committee being satisfied that the said project or schemeis being executed properly, made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of Rule IIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

Now, therefore, the Central Govetrnment , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of Explanation to section 
35AC ofthe Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereby specifies the project or scheme of Sahyog Kushthayagna trust , Rajendra 
Nagar, Tal-Himatnagar, district Sabarkantha , Gujarat - 383276 for the Leprosy Eradication , rehabilitation of leprosy afflicted 
and their children and rural health at Rajendra Nagar , district Sabarkantha , Gujarat, at the estimated cost of rupees ninety lakhs 
seventy thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years , commencing from assess 
ment year 1998 -99. 

[ No . 10297/ F. No. NC - 15/97] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 212 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1994 को का. आ . 839 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम 160 आर. बी . मेहता मार्ग, घाटकोपर 
( पूर्वी ) बम्बई - 400077 द्वारा बम्बई में घाटकोपर स्थित अर्पण आई बैंक चलाने की पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 


67551 / 97 -- -- २. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii )] 


और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11ड के उप नियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश 
की है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए अर्पण ट्रस्ट, 2 पूनम 160 आर. बी . मेहप्ता मार्ग, घाटकोपर ( पूर्वी ) बम्बई - 400077 द्वारा बम्बई में घाटकोपर स्थित अर्पण आई बैंक चलाने 
की पात्र परियोजना अथवा स्कीम को केवल चार लाख छयालिस हजार रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 
1998 - 99 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10298/ फा . सं. एन. सी. 15/97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi the 17th March , 1997 


S .O . 212 (E ). — Whereas by notification number S .O . 839 (E ) dated the 22nd November, 1994 issued under clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified the scheme of 
Arpan Trust, 2, Poonam , 160 , R .B .Mehta Marg, Ghatkopar (E ), Bombay -400077 for the running of Arpan Eye Bank atGhatkopar 
( E ), Bombay , as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the asessment year 1995 - 96 ; 

And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And , whereas, the National Committee being satisfied that the said project or shcme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub-rule (5 ) of rule 1 ] M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

___ Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) hereby specifies the project or scheme of Arpan Trust , 2, Poonam, 160, R. B. 
Mehta Marg ,Ghatkopar ( E ), Bombay -400077 for the running of Arpan Eye Bank at Ghatkopar ( E ), Bombay, at the estimated 
cost of rupees four lakhs fifty six thousands only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years , 
commencing from assessment year 1998 - 99. 

[ No. 10298/ F. No. NC - 15/ 97] 

V . K . SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 मार्च 1997 


का . आ . 213 ( अ ): - - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1994 को का . आ . 839 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा इन्दौर के बास्केट बॉल ट्रस्ट कार्पोरेशन ( एरिया ) के इन्दौर 
स्थित बास्केट बॉल परिसर को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट काया था । 


और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है , 


और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है , 


अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इन्दौर के बास्केट बॉल ट्रस्ट कार्पोरेशन ( एरिया ) के इन्दौर स्थित बास्केट बॉल परिसर को केवल चार करोड़, तैंतालिस लाख रुपए की 
अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 -1999 से शुरू होने वाले दो निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10299/ फा . सं. एन. सी . - 15 / 97 ] 

वी . के . सहगल , उप - सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi the 17th March, 1997 


S . O . 213 ( E ). - Whereas by notification number S . O . 839 ( E ) dated the 22nd November , 1994 issued under clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specifiod the scheme 
of Corporation (Area ) , Basketball Trust, Indore for the Basketball Complex at Indore , as an eligible project or scheme for a 
period of three years commencing from the assessment year 1995 -96 ; 


And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


And , whereas, the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years ; 


Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause ( b) of Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the project or scheme of Corporation (Area ) Basketball Trust, 
Indore, for the Basketball Complex at Indore , at the estimated cost of rupees four crores forty three lakhs only as an eligible 
project or scheme for a further period of two assessment years , commencing from assesssment year 1998- 99 i.e ., 1998- 99 and 
1999 - 2000. 


[ No. 10299 / F. No. NC - 15 /97 ] 

V . K . SEHGAL , Dy . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 214 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1994 को का . आ . 839 ( अ ) के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा क्र . सं. 8 पर बी एन. चेरिटेबल ट्रस्ट तलब टिल्लो रोड , 
जम्मू - 180002 के तलब टिल्लो रोड, जम्मू में 16449 वर्ग फुट क्षेत्र में 80 बिस्तर वाले जनरल अस्पताल के भवन का उपस्कर और फर्नीचर सहित निर्माण 
को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 


और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है , 


और , अब राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश 
की है , 


अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बी एन चेरिटेबल ट्रस्ट तलब टिल्लो रोड, जम्मू -- 180002 के तलब टिल्लो रोड , जम्मू स्थित 16449 वर्ग फुट क्षेत्र में 80 बिस्तर वाले अनलि 
अस्पताल के भवन का उपस्कर और फर्नीचर सहितनिर्माण कार्यक्रम को केवल दो करोड़ अड़तीस लाख अट्ठासी हजार रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में वर्ष 1998 - 1999 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


सं. 10300/ फा. सं. एन. सी .- 15/ 97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi the 17th March , 1997 


S. 0 . 214 ( E ): -- Whereas by notification number S.O . 839 ( E) dated the 22nd November, 1994 issued under clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified the scheme 
at serialnumber 8 , the Construction of building of 80 bedded General Hospital in an area of 16449 sq . ft . with equipment and 
furniture at Talab Tillo Road , Jammu of BEE Enn Charitable Trust , Talab Tillo Road , Jammu- 180002 as an eligible project 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 3 ( ii )] 


or scheme for a period of three years commencing from the assessment ycat 1995 - 96 ; 


And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And , whereas, the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub -rule ( 5) of rulę 11 M of the Income tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of Explanation to section 
35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the project or scheme of the Construction of building of 80 
bedded General Hospital in an area of 16449 sq . ft. with equipment and furniture at Talab Tillo Road , Jammu of BEE ENN 
Charitable Trust, Talab Tillo Road , Jammu- 180002 at the estimated cost of rupecs two crore thirty eight lakh eighty eight 
thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years, commencing from assessment 
year 1998 - 99 . 


[No. 10300 / F .No. NC - 15 /97 ) 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


